निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 539) 


7 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 28 जून 2017 


सं० 08 / आरोप -01 - 310 / 2014 - 6470 - सा०प्र० 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

30 मई 2017 
डाँ० राजेश्वर प्रसाद , बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 986 / 11 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा के 
पद पर पदस्थापन के दौरान अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के लिए जिला 
पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक - 959 दिनांक 10. 11.2014 द्वारा आरोप -पत्र प्रपत्र - क प्राप्त हुआ । 

उक्त आरोप - पत्र प्रपत्र - क की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक - 17319 दिनांक 16.12. 2014 द्वारा डाँ 


प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है । इस क्रम में डाँ० प्रसाद का स्पष्टीकरण (दिनांक 03.01. 2015 ) प्राप्त हुआ । 


इसके उपरांत जिला पदाधिकारी , शेखपुरा के द्वारा डाँ० प्रसाद के कार्यशैली में कोई सुधार नहीं होने संबंधी पत्र 
( पत्रांक 86 (गो०) दिनांक 29.01 .2015) प्राप्त हुआ । 

सम्यक विचारोपरांत विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप , 
प्रपत्र - क की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 5982 दिनांक 26 .04.2016 द्वारा डाँ० प्रसाद से स्पष्टीकरण की 
मांग की गयी । इस क्रम में डॉ0 प्रसाद द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 27.04. 2017) समर्पित किया गया । उन्होंने 
अपने स्पष्टीकरण में बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय छोड़ने संबंधी आरोपों के लिए अपनी 
पत्नी की तबीयत खराब एवं स्वयं की अस्वस्थ्यता को कारण बताया है । 

आरोपों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री प्रसाद मनमाने ढंग से बैठक में अनुपस्थित रहने मुख्यालय 
छोड़ने के अभ्यस्थ रहे है एवं जिला पदाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना की है जो अनुशासनात्मक दृष्टि में 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जून 2017 
स्वीकार योग्य नहीं है । बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के नियम - 14 के तहत श्री 
प्रसाद को अनुशासनहीनता एवं कार्य में लापरवाही के लिए निम्नलिखित शास्ति दी जाती है: 

( क ) 01 (एक ) वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
( ख ) प्रोन्नति पर 02 ( दो ) वर्षों के लिए रोक (प्रोन्नति देय तिथि से) । 

आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )539 +571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


